रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


ATA 


Ft.. 


40 


PAN 


. 


. 


. 


... 


. 


सनामब-जग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2931 ] 
No. 2931] 


नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 30 , 2013 / पोष 9 , 1935 
NEW DELHI, MONDAY , DECEMBER 30 , 2013/ PAUSA 9 , 1935 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 27 दिसम्बर , 2013 
का . आ . 3910(अ) . केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3( क) की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कर्नाटक राज्य के तुमकुर , चिकबल्लापुरा 
और कोलार जिले में किमी. 343.800 से किमी . 486. 690 (मादुगिरी - आ . प्र . सीमा खंड ) तक के भूमि खंड पर 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 के निर्माण ( उन्नयन / चौड़ीकरण/ 2 लेन/ पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना, आदि) , 
अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है , 
एतद्द्वारा ऐसी भूमि के अर्जन के आशय की घोषणा करती है । 

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति , शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 
21 दिन ( इक्कीस दिन ) के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप -धारा (1 ) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए 
ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति प्रकट कर सकता है । 

इस प्रकार की प्रत्येक आपत्ति , सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी , राष्ट्रीय 
राजमार्ग मंडल , बंगलौर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें , उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे 
और सक्षम प्राधिकारी , आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में अथवा किसी विधिक पेशेवर के माध्यम से सुने जाने का 
अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् , यदि 
कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर 
सकेगा । 


5486 GI/ 2013 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii )] 


उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप -धारा ( 2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी 
आदेश अंतिम होगा । 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि संबंधी योजनाओं और उसके अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के 
कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनको हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा उपर्युक्त कार्यालय में देखा जा सकता है । 

अनुसूची 


कर्नाटक राज्य के तुमकुर, चिकबल्लापुरा और कोलार जिले में किमी. 343.800 से किमी . 486.690 ( मादुगिरी - आ . प्र. सीमा खंड) तक 
के भूमि खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 के संबंध में पड़ने वाली भूमि का ढांचों सहित अथवा ढांचों के बिना, किए जाने वाले भूमि 
अधिग्रहण का संक्षिप्त विवरण 


जिले का नाम 


तालुक का नाम 


गांव का नाम 


s 


सर्वे सं . 


क्षे . हे . में 


भूमि का 
प्रकार 
निजी 
निजी 


भूमि की 
प्रकृति 
असिंचित 
असिंचित 


- 


चिकबल्लापुरा गौरीबिदनूर 


गुंडापुरा 


0 .0142 
0 . 0925 


12/ 6 
13/ 3, 13/ 1 
13/ 2ए1 , 
13/ 2ए2, 
13/ 2बी2 
28 / 1 
28/ 2 


0 . 0413 


29 / 4 


0 .0455 
0 .0051 
0 . 0076 
0 .046 


0 . 0061 


44 
___ 46 
48 /1बी 
48/ 2बी 
48/ 3बी 
50 / 1 


0 . 0051 


0 . 0152 


0 .0202 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


50/ 2 


0 .0202 


50 / 4 


सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
बगायेत 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित । 

बाग 
सिंचित 

बाग 
सिंचित / 


0 . 0101 
0 . 0082 


50 / 5 


50/ 6 


0 . 0051 


53/ 2 


0 .0354 


65 
66/ 1बी 
66/ 3 


0 . 0152 
0 . 0101 
0 .0126 


69 


0 .0826 


94 


निजी 


0 . 0040 


95/ 2 


निजी 


0 . 0078 


99/ 1 


निजी 


0 . 0058 


बाग 


मदनाहाली 


110 


निजी 


असिंचित 


0. 0429 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जिले का नाम 


तालुक का नाम 


गांव का नाम 


सर्वे सं . 


म.भ 


क्षे. हे. में 


भूमि का 
प्रकार 
निजी 
निजी 


भूमि की 
प्रकृति 
असिंचित 
असिंचित 


111/ 1 


____ 0. 1018 


111/ 2 


0 .0851 


149 


सरकारी 


खराब 
गोमाला 


0 .0066 


151 , 151/ P 


निजी 


असिंचित 


0 .0627 


279/ 1 


0 . 101 


279 / 2 


280 


0 . 0802 
0 .0177 
0 .042 


289 


299 


निजी असिंचित 
निजी असिंचित 
निजी असिंचित 
निजी असिंचित 
निजी असिंचित 
निजी असिंचित 
निजी असिंचित 
निजी । असिंचित 

असिंचित 


0 . 1951 


303 


0 . 0057 


312 


0 .0243 


322/ 1 


0 . 1515 


323 


निजी 
निजी 


0 .0152 


बाग 


0 . 0227 


वीरा 
गोल्लाहल्ली 


बाग 


0 .0693 


5/ 1 


बाग 


0 .0237 


5 / 2 


बाग 


0 .0303 


5 / 3 


बाग 


0 .0303 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


बाग 


0 . 3131 


बाग 


0 . 1325 


71 


बाग 


0 .0227 


मरमनहल्ली 


4/ 1 


0 .1212 


4 / 2 


निजी 


0 . 3737 


6/ 1 


निजी 


0. 2121 


6 / 2 


निजी 


0 .0909 


7/ 1 


0 .0202 


7/ 3 


0 . 1717 


7/ 4 


0 . 1010 


असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 


7/ 5 


0 . 1162 


7 / 6 


0 . 1010 


सरकारी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
सरकारी 
निजी 
निजी 
निजी 
सरकारी 


8/ 5 


0 . 1010 


8 / 6 


0 . 0152 


8/ 7 


0 . 005 
0. 4545 


8 / 8 


12/ 1 


0 . 2323 


12/ 2 


खराब 


0 .0606 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3( ii)] 


जिले का नाम 


तालुक का नाम 


गांव का नाम । 


सर्वे सं . 


भूमि की 


क्षे . हे. में 


प्रकृति 


13/ 2 


बाग 


15 


बाग 


0 . 5959 
0 .0202 
0 . 1095 


हिरेबिडनेरू 


56/ 2 


59/ 3 


0 .0354 


असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 


62/ 3 


0 . 0025 


192 


0 . 0076 


कुरुबराहल्ली 
चिकबल्लापुरा । गोल्लाहल्ली 
सिदलगट्टा सिदगलगट्टा 


भूमि का 
प्रकार 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


41 


असिंचित 


0 . 0133 


251 / 2 


बाग 


0 .0253 


251/ 3 


बाग 


0 . 0059 


चिंतामणि 


अमतागनहल्ली 


24 


0 . 1016 


25/ 1 


0 .0122 


26 


0 .0530 


28 


0 .0028 


असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 


30 


0 . 0149 


34/ 1 


निजी 


0.0180 


36 


0 .0241 
0 . 2980 


94 


0. 2266 


उलूवकयाहल्ली । 


o|N5 


0 .0127 
0. 0485 


3 


निजी 
निजी/ 
सरकारी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


14/ 1 


0 . 0379 


14/ 2 


0 .0374 


0 .040 


36 
128 


कोलार 


मुलबागल 


कादरीपुरा 


0 .0425 


असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
सिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 


129 


0 .0177 


132 


0 . 0631 


135/ 1 


निजी 


0 .0245 


वीरूपक्षगुट्टाहल्ली 


120 / 2बी 


0 .0495 


निजी 
निजी 


122/ 2 


0 . 0313 


269 


निजी 


0 . 0576 


270 


निजी । 


0 . 0324 


[ फा . सं . आरडब्ल्यू / एनएच -12012/1/ 2011/ एसपी(वि .-बैंक ) ( बी - 2/ ए-2)/ पी -9] 

माया प्रकाश , उप सचिव 


[ 911 II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th December, 2013 
S .O . 3910 ( E ). — In exercise of powers conferred by Sub - Section ( 1) of Section 3 ( A ) of the National 

1956 (48 of 1956 ) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after 
being satisfied that for the public purpose, the land , the brief description of which is given in the schedule 
below , is required for building (upgrading / widening / 2 Lane / 2 Lane with paved shoulders etc .,), 
maintenance , management and operation of National Highway No.234 from Km .343 .800 to Km .486 .690 
(Madugiri – A . P Border Section ) in the Districts of Tumkur, Chikballapura and Kolar in the State of 
Karnataka hereby declares its intention to acquire such land ; 

Any person interested in the said land may , within twenty one days from the date of publication of 
this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of such land for the aforesaid purpose 
under Sub - Section ( 1 ) of Section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the Competent Authority viz ., the Special Land Acquisition 
Officer , National Highways Zone, Bangalore in writing and shall set out the grounds thereof and the 
Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal 
practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry , if any , as the 
competent authority thinks necessary , by order, either allow or disallow the objections . 

Any order made by the Competent Authority under Sub -Section (2 ) of section 3C of the said Act 
shall be final. 

The land plans and other details of the lands covered under this notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of 
Land from Km 343 .800 to Km 486 .690 (Madugiri to A .P . Border Section ) of the National Highway No. 234 
in the State of Karnataka 


SI. 
No. 


Name of the 

District 


Name of the 

Taluk 


Name of the 

Village 


Survey 
Number 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


Area in 

Ha . 


Chikkaballapura 


Gowribidanur 


Gundapura 


Pyt 


Dry 


0 .0142 
0 .0925 


Pyt 


Dry 


12 /6 
13 /3 , 13 / 1 
13/2A1 , 
13 /2A2 , 
13 /2B2 
28 / 1 
28 / 2 
29 /4 
44 
46 


Pvt 


Wet 


0 .0413 


Pvt 


Wet 


Pvt 


Wet 
Wet 


Pvt 
Pvt 
Pyt 


Wet 


48 / 1B 


0 .0455 
0 .0051 
0 . 0076 
0 .046 
0 . 0061 
0 .0051 
0 .0152 
0 . 0202 
0 .0202 


48 / 2B 


48 / 3B 


Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Bagayet 


Pvt 
Pvt 
Pvt 


50 / 1 


50/ 2 


50 /4 


Pvt 
Pvt 
Pvt 


Dry 


0 .0101 


Dry 


50 /5 
50 /6 
53 /2 


Pvt 


Dry 


0 .0082 
0 .0051 
0 .0354 


Pvt 


Wet 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii)] 


SI. 


Name of the 

District 


Name of the 

Taluk 


Name of the 

Village 


Survey 
Number 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


Area in 

На . 


No. 


Pvt 


Pvt 


65 
66 / 1B 
66 / 3 
69 


0 .0152 
0 .0101 
0 .0126 


Pvt 


Pvt 


0 .0826 


94 


Pvt 


0 .0040 


Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wet / 
Garden 

Wet / 
Garden 
Wet / 
Garden 

Dry 
Dry 


95 /2 


Pvt 


0 .0078 


99/ 1 


Pvt 


0 .0058 


Madanahali 


0 .0429 


110 
111/ 1 
111/2 


Pvt 
Pvt 
Pvt 


0 . 1018 


Dry 


0 . 0851 


149 


Govt. 


0 . 0066 


0 . 0627 


151, 151/P 

279 / 1 
279 /2 
280 
289 


Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 


Kharab 
Gomala 

Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


299 


Pvt 


0 . 101 
0 .0802 
0 .0177 
0 .042 
0 . 1951 
0 .0057 
0 .0243 
0 . 1515 
0 .0152 
0 .0227 


Dry 
Dry 
Dry 


303 


312 


Pyt 
Pyt 
Pvt 
Pvt 


Dry 


322 / 1 
323 


Pvt 


Veera 
Gollahalli 


0 . 0693 


Pvt 
Pvt 


0 . 0237 
0 .0303 


5 / 2 


Pvt 


5 / 3 


0 .0303 


Pvt 
Pvt 


Dry 
Garden 
Garden 
Garden 
Garden 
Garden 
Garden 
Garden 
Garden 

Dry 
Dry 
Dry 


10 


Pvt 


Pvt 


Maramanahalli 


Pvt 


71 
4 / 1 
4 /2 
6 / 1 
6 / 2 
7 / 1 


Pvt 
Pvt 
Pvt 
Govt 
Pvt 


0 .3131 
0 .1325 
0 .0227 
0 . 1212 
0 .3737 
0 .2121 
0 .0909 
0 . 0202 
0 . 1717 
0 . 1010 


Dry 


Dry 
Dry 


7 /3 


Dry 


Pvt 
Pvt 


Dry 


0 . 1162 


7 /4 
7 / 5 
776 
8 /5 
8 /6 


Pvt 


0 . 1010 


Dry 
Dry 


Pvt 


0 . 1010 


0 .0152 


8 / 7 


Dry 
Dry 
Dry 


0 .005 


Govt 
Pvt 
Pvt 

Pvt 
| Govt. 


8 / 8 
12 / 1 
12 /2 


L 


Dry 


0 . 4545 
0 .2323 
0 .0606 


Kharab 


[ HTT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SI. 


Name of the 

District 


Name of the 

Village 


Survey 
Number 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


Area in 

Ha . 


No. 


Taluk 


Pvt 


41 


Chikaballapura 
Shidalagatta 


Chinthamani 


26 


28 


Dry 


13 /2 

Pyt Garden 0 .5959 
15 

Pvt Garden 0 .0202 
Hirebidenuru 

56 / 2 

Pvt Dry 

0 . 1095 
59/3 

Pvt Dry 

0 .0354 
62/ 3 

Dry 0 . 0025 
Kurubarahalli 

192 Pvt 

Dry 0 .0076 
Gollahalli 

Pvt Dry 

0 .0133 
Shidagalagatta 251/2 

Pvt Garden 0 .0253 
251 /3 

Pvt Garden 0 .0059 
Amataganahalli 24 

Pvt Dry 

0 . 1016 
25 / 1 

Pvt Dry 

0 .0122 
Pvt Dry 0 . 0530 
Pyt 

0.0028 
30 Pvt Dry 

0 .0149 
34 / 1 

Pvt Dry 

0 .0180 
36 Pvt Dry 

0 .0241 
94 Pvt / Govt. 

Dry 

0 . 2980 
Pvt Dry 

0 .2266 
Uluvakayahalli 

Pvt Dry 

0 .0127 
Pvt Dry 

0 .0485 
14 / 1 

Pvt Dry 

0 .0379 
14 / 2 

Pvt Dry 0 . 0374 
36 Pvt Dry 

0 . 040 
Kadripura 

128 

Pvt Wet 

0 .0425 
129 

Dry 0 .0177 
132 

Pvt Dry 0 .0631 
135 / 1 

Pvt Dry 

0 .0245 
Virupaksha 

120 /2B 

Pvt 

Dry 0 .0495 
guttahalli 

122 /2 

Pvt 

Dry 0 .0313 
269 

Pvt Dry 

0 .0576 
270 Pvt 

0 .0324 
[ F .No. RW /NH - 12012 / 1 /2011/SP ( W - Bank ) (B - 2/ A - 2 )/P - 9 ] 

MAYA PRAKASH , Dy. Secy . 


Kolar 


Mulbagal 


Pvt 


Dry 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


